782 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 8, 2002 ( ASVN. 16, 1924 SAKA) 


[ PART ] 


गृह विभाग 


दिनांक 27 सितम्बर , 2002 


संख्या 6/9/ 2001 /4HGIV.--- आतंकवाद निवारण अधिनियम , 2002 ( 2002 का 15 ), की धारा 60 की उप धार (2) साथ पठित उपधारा 
(१) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरि ाणा के राज्यपाल , इसके 
द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित को मिलाकर पुनरीक्षण समिति का गठन करते हैं : -- 


(1) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री एन 0 के 0 कपूर इस पु परीक्षण समिति के अध्यक्ष 


होंगे । 


( 2) हरियाणा सरकार के सेवारत सचिव श्री बीरबल दास ढालिया पुनरीक्षण समिति के सदस्य होंगे । 


बीरबल स ढालिया , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 


गृह विभाग । 


HOME DEPARTMENT 


The 27th September, 2002 


No. 6/9/2001/4HGIV.---In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) read wib Sub-section (2 ) of 
Section 60 of the Prevention of Terrorism Act, 2002 (15 of 2002) and all other powers enabling I im in this behalf, the 
Governor of Haryana hereby constitutes the Review Committee for the purposes of the said Act,with immediate effect, 
consisting of 


( 1) Shri Justice N. K. Kapur, retired Judge of the High Court of Punjah and Haryat 1, Chandigarh as the 

Chairperson of the Review Committee . 


(2 ) Shri Birbal Dass Dhaliit, serving Secretary Government of Haryana, ils the Member of the Review 

(Committee . 


BIRBAL DASS D IALIA , 


Financial Commissioner and I rincipal Secretary to 

Government Haryana , Ho ne Department. 


लोक निर्माण विभाग 


जीन्द परिमण्डल, लो ० नि 0 वि ० ( भवन व सड़क शाखा ) 


शाखा जीन्द 


दिनांक 13 सितम्बर , 2002 


नं 0 874.--- चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे निर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी र र्च पर सार्वजनिक प्रयोजन 
अर्थात् मुन्दड़ी से नैना धौस सड़क के निर्माण के लिए अपेक्षित है । जिसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा रह घोषित किया जाता है कि नीचे 
विशिष्टियों में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 8, 2002 (ASVN . 16 , 1924 SAKA) 


783 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है ।जिसका 
इससे सम्बन्ध है और इसी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार भूमि अर्जन कलैक्टर,हिसार को आदेश दिए जाते हैं कि वह इस भूमि को अपने कब्जे 
में ले लेदें । 


भूमि के नक्शों को निरीक्षण भूमि अर्जन कलैक्टर, हिसार और कार्यकारी अभियन्ता , प्रान्तीय मण्डल, लोक निर्माण विभाग, कैथल के 
कार्यालय में देखा जा सकता है । 


T 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र ग्राम 


क्षेत्रफल एकड़ में 


खसरा नं ० परिक्षेत्र का विवरण 


हदबस्त नं 0 


1 


2 


3 


4 


5 


कैथल 


कैथल 


( 3.73 एकड़ ) 


50 


मुन्दड़ी 
हदबस्त नं06 


21/1, 22 


आर0 डी00 से 605 


51 


1/1 . 1/2 


49 


25 


605x40.27 
9x4840 


30.55 


52 


5/1 , 5/2, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 21, 22 


66 


आर0 डी 0 नं 0 
605 से 1010 


5,6/ 1, 6/2 , 7, 13, 14/1 , 14/2, 15/1 , 
17 , 18/1, 18/2 , 19 , 21, 22/1 , 22/2 , 
23 


405x40 
9x4840 


30.87 

67 


1/1 , 1/2, 2, 10 


71 


1/1 , 1/2 , 2 , 10 


आर0 डी 0 नं 0 
1010-4070 


5,6,7, 13, 14,17 , 18,23,24,26 


3060x4033 

%3D2.81 72 
9x4840 

85 


खसरा नं 0 164 , 727 , 280,281 , 296 , 
297, 302 , 305, 306 , 313,314,738 


से 759 


( हस्ता.). 

अधीक्षक अभियन्ता, 
जीन्द वृत्त , लो 0 नि 0 वि ० (भ 0 तथा स0 शाखा), 

जीन्द । 


PUBLIC WORK DEPARTMENT 


JIND CIRCLE, PWD ( B & R BR.), JIND 


The 13th September, 2002 
No. 874 .--Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land is needed by Govt. at public expenses for 
a public purpose , namely for constructing a road Mundri to Naina Dhos in District Kaithal. 


784 


HARYANA GOVT. GAZ., OCT. 8 , 2002 (ASVN . 16 , 1924 SAKA ) 


( PART I 


It is, therefore, hereby declare that the land described in the specification below is required for the aforesaid 
purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom 
Litinay concern and may under the provision of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana 

PWD , B & R Br.,Hisar hereby directed to take over for the Acquisition of the same land . 


Plans of land may be inspected in Office of Land Acquisition Collector, Haryana PWD, B & R Br., Hisar and 
Executive Engineer, Provincial Division , Kaithal. 


Specification 


District 


Tehsil 


Area in Acre 


Rectangle /Killa No. 


Locality /Village 
& Hadbast No. 


1 


2 


3 


4 


5 


Kaithal 


Kaithal 


(3.73 Acres ) 


50 


Mundri 
H.B. No. 6 


21/1, 22 


R. D. O to 605 


51 


1/1, 1/2 


.ehi 


49 


25 


605 x 40.27 
9 x 4840 


= 0.55 


52 


5/1, 5/2 , 6 , 7 , 13 , 14 , 18 , 19 , 21, 22 


66 


RD . No. 
605 to 1010 


5 , 6/1, 6/2 , 7 , 13 , 14/1, 14/2 , 15/1, 
17 , 18/1 , 18/2 , 19 , 21, 22/1 , 22/2 , 
23 


. 


405 x 40 
9 x 4840 


= 0.87 67 


1/1 , 1/2 , 2 , 10 


71 


1/1 , 1/2 , 2 , 10 


1 . 


R.D. No. 
1010 to 4070 


3060 x 4033 

= 2.81 72 
9 x 4840 


5 , 6 , 7 , 13, 14 , 17 , 18 , 23, 24 , 26 


85 


Khasra No. 164, 727, 280 , 281, 296 , 
297 , 302 , 305 , 306 , 313 , 314 , 738 
to 759 


(Sd .)..., 


Superintending Engineer , 
Jind Circle, P.W.D., B. & R. Branch , Jind . 


